रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 25 , 2018 / ज्येष्ठ 4 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25 , 2018/JYAISTHA 4, 1940 


सं . 1930 ] 
No. 1930 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 25 मई , 2018 


का . आ . 2139 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3( क ) की उप -धारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस संतुष्टि के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश 
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 ( नया रारा -42) के ( धर्मावरम- पाकला खंड पर किमी 145/ 200 पर कुराबालाकोटा और तुमनागुट्टा 
स्टेशन के बीच किमी 121/ 470 पर रेलवे चैनेज ) एलसी सं . 75 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी और सब- वे ( 5 .5X3.50मी ) के निर्माण के 
लिए भू - खंड में निर्माण ( चौड़ीकरण / चार - लेन बनाना आदि) अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, 
जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; 


उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त 
भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा । 


ऐसी प्रत्येक आपत्ति भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए), अर्थात् सब- क्लेक्टर, मदनापल्लै, चित्तूर जिला को लिखित 
रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या 
किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि 
कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा। 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और 
उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


2949 GI/ 2018 


__ ( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


अनुसूची- 3( क ) 
आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 ( नया रारा सं .42) के धर्मावरम -पाकला खंड पर किमी 145 / 200 पर कुराबालाकोटा और 

लवे चैनेज किमी 121 /470 पर एलसी सं . 75 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी और सब- वे ( 5. 5X3. 50मी) के 
निर्माण के लिए भू- खंड में पड़ने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


का 


जिले 
नाम 


मंडल का नाम 


गांव का नाम 


सर्वेक्षण सं . और भूमि 
उप -मंडल सं . प्रकार 


का 


भमि की प्रकृति 


क्षेत्रफल 
एकड़ में 


| 


| 2 


| 3 


5 


7 


3 


। 


चित्तूर 


मुलाकलाचेरुवु 


बुराकायलाकोटा 


कुंता 


120 


o|No1|AON 


121 


कुंता 


10 


11 


650 - ए निजी असिंचित भूमि 0 . 31 
665 

सरकारी रास्ता 

0 .86 
752 निजी 

असिंचित भूमि 0 .65 
1347 सरकारी | रेलवे 

0 . 32 
कुल 

2. 14 
118/ 1 निजी 

असिंचित भूमि 0 . 02 
118/ 2 

निजी असिंचित भूमि 0 .26 
119 सरकारी 

1. 70 
निजी असिंचित भूमि | 0. 72 
सरकारी रास्ता 

1. 20 
122 

सरकारी आरक्षित 0 . 27 
123 सरकारी 

0 . 01 
185 / 1 

निजी असिंचित भूमि | 0. 09 
185/ 2 निजी 

असिंचित भूमि । 0 . 10 
186 

निजी असिंचित भूमि ।| 0 . 07 
187/ 1 

निजी असिंचित भूमि | 0 .07 
188 

निजी असिंचित भूमि | 0. 62 
262 

निजी असिंचित भूमि 0 .03 
263 

सरकारी वागु 

0. 25 
सरकारी सड़क 

1 . 50 
265 और 273/ 1 | सरकारी कलुवा 

0 .05 
265/ 2 निजी 

असिंचित भूमि | 0 . 48 
266 

सरकारी ग्रामीण स्थल 0 . 06 
267 

सरकारी 

| ग्रामीण स्थल 
281 

निजी सिंचित भूमि 0 .09 
284 

सरकारी थोपु 

0 .62 
285 

सरकारी | वागु 

0 . 50 
287 

निजी असिंचित भूमि 0 . 12 
288 

निजी असिंचित भूमि | 0. 18 
289/ 1 

निजी असिंचित भूमि 0 . 17 
289/ 2 निजी 

असिंचित भूमि 0.16 
290 

निजी असिंचित भूमि | 0 . 17 


12 


13 
14 | चित्तूर 
15 


बी . कोथाकोटा 


। तम्मननामगट्टा 


264 


16 


17 


18 


19 


0 .19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


29 


30 


32 


33 


35 


सरकारी 


36 


37 


39 


40 


42 


43 


28 

291 

निजी असिंचित भूमि 0 . 35 
292 / ए1 

निजी असिंचित भूमि । 0 . 11 
292 /ए2 

निजी असिंचित भूमि | 0 .08 
31 

292बी/ 1 निजी 

असिंचित भूमि 0.03 
292बी/ 2 निजी असिंचित भूमि 0 . 04 
294ए 

निजी असिंचित भूमि 0 . 25 
34 

296/ 1 

सरकारी थोपु 

0 .03 
296/ 2 

डीकेटी पट्टा 

0 .18 
296/ 3 सरकारी सड़क 

0 .10 
297/ ए 

सरकारी सड़क 

0 . 85 
38 

297/ बी सरकारी रास्ता 

1. 40 
298 निजी असिंचित भूमि 

0 .51 
304ए / 1 

निजी असिंचित भूमि | 0 . 25 
41 

304ए/ 2 

निजी असिंचित भूमि 0 .06 
305/ 1 

निजी असिंचित भूमि । 0 .10 
305/ 2 

निजी असिंचित भूमि 0. 17 
44 चित्तूर बी . कोथाकोटा तुम्मननामगुट्टा 306 

निजी असिंचित भूमि 0 . 12 
45 

307/ 1 

निजी असिंचित भूमि | 0 .13 
307/ 2 

निजी असिंचित भूमि 0 .16 
47 

308 

निजी असिंचित भूमि 0. 16 
48 

309 

निजी असिंचित भूमि || 0 . 55 
49 

310 सरकारी 

0 .10 
50 

311 

निजी असिंचित भूमि 0 . 11 
507 सरकारी रेवले 

0 . 38 
कुल 

15. 92 
कुल योग 

18.06 
[ फा . सं . आरडब्ल्यू/ एनएच - 12014/ एपी ( 14 )/ एलए/ 16/ एसएंडआर( बी ) पार्ट -II ] 

राजेश गुप्ता, उप सविच 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th May, 2018 
S . O . 2139 ( E ). — In exercise of powers conferred by clause ( 1) of section 3 ( A ) of National Highways Act, 1956 
(48 of 1956 ) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building ( widening/ 
fourlaning , etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 205 (New NH -42 ), in the stretch of 
Land for Construction of 4lane ROB and sub -way (5 .5X3. 50M ) in lieu of LC No.75 (Railway chainage at Km . 121/470 
between Kurabalakota and Thummanagutta station on Dharmavaram - Pakala section ) at NH Km .145 /200 of National 
Highway No- 205 (New NH -42), in the state of Andhra Pradesh , hereby declares its intention to acquire such land ; 


46 


वागु 


Any person interested in the said land may, within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the Competent Authority for Land Acquisition namely the Sub -Collector, 
Madanapalle, Chittoor District in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such 
objections and after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary, by order , either 
allow or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub - section (2) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by 
the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 


SI. 


the 


4 


2 . 14 


122 


SCHEDULE - 3A 
Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for Construction of 
4 -lane ROB and sub -way (5 .5X3.50M ) in lieu of LC No. 75 Railway chainage at Km . 121 /470 between Kurabalakota and 
Thummanagutta station on Dharmavaram -Pakala section at NH Km . 145 /200 of NH - 205 (New NH No . 42 ) in the State of 
Andhra Pradesh 
Name of 

Sy .No. & 
Name of the 

Type of Nature of Area in 
Nameof the village Sub 
No. Mandal 

land 

Acres 

Land 

Division No 
District 
3 

650 - A 

Private Dry Land 0 .31 

665 Government RASTHA 0 . 86 
Chittoor Mulakalacheruvu Burakayalakota 752 

Private Dry Land 0 .65 
1347 Government RAILWAY 0.32 

Total 
118 / 1 

Private Dry Land 0 .02 
118 /2 Private Dry Land 

0 .26 
119 

Government KUNTA 1.70 
120 

Private Dry Land 0 . 72 
121 Government RASTHA 1 . 20 

Government RESERVED 0 .27 
123 Government KUNTA 0 .01 
185 / 1 

Private Dry Land 0 . 09 
185/2 Private Dry Land 0 . 10 
186 

Private Dry Land 0 .07 
187 / 1 

Private Dry Land 0 .07 
12 

188 

Private Dry Land 0 .62 
13 

| 262 Private Dry Land 0 .03 
14 

263 Government VAGU 0 .25 
Chittoor B .Kothakota Thummanamgutta 

264 Government ROAD 1 . 50 

265 & 273/ 1 Government KALUVA 0 .05 
17 

265 /2 Private Dry Land 0 .48 
Government VILLAGE 0 .06 

SITE 
267 Government VILLAGE 

0 . 19 

SITE 
281 Private 

WET 0 .09 

LAND 
284 Government THOPU 0 .62 
285 Government VAGU 

0 .50 
287 

Private Dry Land 0 . 12 
24 

288 

Private Dry Land 0 . 18 
289/ 1 

Private Dry Land 0 . 17 
289 /2 

Private Dry Land 0 . 16 


15 


16 


266 


20 


22 
23 


25 


26 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


27 


28 


29 


30 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

290 
291 
292 / A1 
292/ A2 
292B/ 1 
292B/ 2 
294A 
296/ 1 
296/ 2 


31 


| 0 .17 

0 . 35 
_ 0. 11 
____ 0 . 08 

0 . 03 
0 . 04 
0 .25 
0. 03 
0 . 18 


32 


33 


34 


39 


Private ____ Dry Land 
Private Dry Land 
Private 

Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 

Private Dry Land 
Government THOPU 
Government DKT 

PATTA 
Government ROAD 
Government ROAD 
Government RASTHA 

Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private 

Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 
Private Dry Land 

Private Dry Land 
Government VAGU 
___ Private Dry Land 
Government RAILWAY 


40 
41 
42 


296/ 3 
297/ A 
297/ B 

298 
304A/ 1 
304A/ 2 
305 / 1 
305/ 2 

306 
307/1 
307/ 2 
308 
309 
310 
311 
507 


0 . 10 
0 . 85 
1. 40 
0.51 
0 . 25 
0 .06 
0 .10 
0 .17 
0 . 12 
0. 13 
0.16 


43 


Chittoor 


B. Kothakota 


Thummanamgutta 


44 
45 


46 


47 


0 . 16 


48 


49 


50 


0 .55 
0.10 
0.11 
0 . 38 
15. 92 


51 


Total 


Grand Total | 


18. 06 


[ F. No. RW/ NH-12014/ AP(14)/ LA/ 16/ S & R( B) Part-II ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 मई , 2018 


का . आ . 2140 ( अ ). केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2646( अ), दिनांकित 
11 जुलाई, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II , खंड 3, उप - खंड (ii), दिनांकित 8 अगस्त , 2016 में प्रकाशित की गई थी , में 
एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है । 
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में : 
( क ) जिला “चित्तूर " से संबंधित क्र . सं. 2, तालुक/मंडल “मुलाकलाचेरुवु " और पुलिस थाना “मुलाकलाचेरुवु के सामने और 

गांव का नाम कालम सं . 5 में प्रविष्टि “ पेडापालेम " के पश्चात प्रविष्टि “बुराकायलाकोटा को अंत :स्थापित किया 
जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


( ख ) 


जिला “चित्तूर " से संबंधित क्र . सं . 4, तालुक/मंडल “ मदनापल्लै " और पुलिस थाना “मदनापल्लै ग्रामीण " के सामने और 
गांव का नाम कालम सं . 5 में प्रविष्टि “चिन्नातिप्पा समुद्रम " के पश्चात प्रविष्टि “ कोथावरिपल्ली को अंत : स्थापित 
किया जाएगा । 


[ फा . सं. आरडब्ल्यू/ एनएच- 12014/ एपी (14)/ एलए/16/एसएंडआर( बी ) पार्ट - II ] 

राजेश गुप्ता , उप सविच 


पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii), दिनांकित 11 जुलाई , 2016 में 
का . आ . 1143( अ ), दिनांकित 8 अगस्त , 2016 के द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th May, 2018 
S .O . 2140 ( E ). — In exercise of powers conferred by clause ( a ) of section 3 of the National Highways Act, 1956 
(48 of 1956 ) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Road Transport and Highways number S .O . 2646 (E ) dated 11th July, 2016 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - Section (ii ), dated the 8th August, 2016 . 

In the Schedule to the said Notification 
(a ) Against Serial No. 02 relating to district “ Chittoor” , Taluk /Mandal “ Mulakalacheruvu ” and police station 
"Mulakalacheruvu ” and in the 5th column Name of the village” , after entry “ Peddapalem ” the entry “ Burakayalakota ” 
shall be inserted . 


(b ) Against Serial No. 04 relating to district " Chittoor” , Talulk /Mandal “Madanapalle ” and police station 
“ Madanapalle Rural” in 5th column Name of the village ” , after " Chinnathippa samudram ” the entry " Kothavaripalli” 
shall be inserted 


[ E. No. RW/ NH-12014/ AP(14 ) LA/ 16 - S & R( B ) Part -II ] 

RAJESH GUPTA, Dy. Secy. 


Foot Note : The principal notification were published vide S .O . 2646 (E ), dated 11th July , 2016 , published in the Gazette 

of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ), dated the 8th August, 2016 . 


__ अधिसूचना 


नई दिल्ली , 24 मई, 2018 


का . आ . 2141 ( अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3( क ) की उप -धारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस संतुष्टि के पश्चात् कि 
आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 ( नया रारा -42) पर किमी 183/ 600 (रेलवे चैनेज 145/ 500- 600) पर 
लेवल क्रॉसिंग सं . 95 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी और इसके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए भू - खंड पर निर्माण ( चौड़ी करण/ चार- लेन 
बनाना आदि) अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया 
गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; 


उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त 
भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा । 


ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब - क्लेक्टर , मदनापल्लै , चित्तूर जिला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी 
और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा 
सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम 
प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप- धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और 
उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 

अनुसूची-3( क ) 
आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले में चिन्ना टिप्पा समुद्रम के निकट ( धर्मावरम - पकाला खंड पर मदनापल्लै सड़क - वायलपडु रेवले स्टेशन के 
बीच एलसी सं . 95 के स्थान पर) किमी 183/ 600 पर आरओबी के लिए भू- खंड में पड़ने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 
अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 

सर्वेक्षण सं . 
जिले का 

क्षेत्रफल 
मंडल का नाम गांव का नाम और उप 

भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 
नाम 

मंडल सं . 


क्र . 


एकड़ में 


4 


चित्तूर 


मदनापल्लै 


चिन्नथिप्पा 


982 


रास्ता पोरम्बोक 


सरकारी 


0.01 


समुद्रम 


983 


पट्टा सिंचित 


निजी 


1 . 32 


984- 1 


पट्टा सिंचित 


निजी 


0 . 48 


984- 2 


पट्टा सिंचित 


निजी 


0 .02 


985 -Iए 


पट्टा सिंचित 


निजी 


0 . 10 


985 -1बी 


पट्टा सिंचित 


निजी 


0.11 


985- 2 


उड्डु पोरम्बोक 


सरकारी 


0 . 60 


986- 1 


गैर - मूल्यांकित अपशिष्ट 


सरकारी 


0 .01 


986- 2 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 . 30 


987ए 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 .13 


987बी/ 1 


गैर - मूल्यांकित अपशिष्ट 


सरकारी 


0 .04 


987बी/ 2 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 .16 


988 


कुंता पोरम्बोक 


सरकारी 


2.00 


989/ 1 


थोपे पोरम्बोक 


सरकारी 


0.02 


996 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0.56 


997ए- 1 


पट्टा आई. असिंचित 


निजी 


0 . 48 


997ए- 2 


गैर- मूल्यांकित अपशिष्ट 


सरकारी 


0 . 17 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii)] 


997बी 


गैर- मूल्यांकित अपशिष्ट 


सरकारी 


0.15 


998 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 . 15 


999ए- 1 


डाटेड असिंचित 


निजी 


0. 23 


1000ए 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0.09 


1001ए 


कुंता पोरम्बोक 


सरकारी 


0 . 03 


1015 


उच्च सड़क पोरम्बोक 


सरकारी 


0.76 


1018 - 1 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 . 21 


1019 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 . 45 


1021 


पट्टा असिंचित 


निजी 


0 . 15 


1392 


रेलवे -पोरम्बोक 


सरकारी 


0 . 11 


1409 


रेलवे- पोरम्बोक 


सरकारी 


0. 27 


1436 


उच्च सड़क पोरम्बोक 


सरकारी 


1 . 42 


कोठावरीपल्ली 


804 


टैंक पोरम्बोक 


सरकारी 


3. 80 


कुल 


14. 33 


[ फा . सं . 12014/ एपी ( 14 )/ एलए /16/ एसएंडआर ( बी ) पार्ट -II ] 

राजेश गुप्ता , उप सविच 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th May, 2018 
S . O . 2141 (E ). - In exercise of powers conferred by clause ( 1) of section 3 (A ) of National Highways Act, 1956 
(48 of 1956 ) (here in after referred to as the said Act ), the Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building (widening /four 
laning , etc .), maintenance, management and operation of National Highway No- 205 (New NH -42 ), on the stretch of 
Land for “ Construction of 4 Lane ROB and its approaches in lieu of Level Crossing No.95 at Km . 183/600 ( Railway 
chainage 145 /500 -600) on NH - 205 in the State of Andhra Pradesh ” in Chittoor District hereby declares its intention to 
acquire such land ; 

Any person interested in the said land may, within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section (1 ) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub -Collector Madanapalle , Chittoor 
District in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity 
of being heard , either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such 
further enquiry, if any , as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub - section ( 2) of section 3C of the said Act shall be final. 


[ 9T1 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by 
the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 


SCHEDULE - 3A 


Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for ROB at 
Km . 183 /600 near Chinna Tippa Samudram ( in Lieu of L .C . No. 95 between Madanapalle Road -Vayalpadu Railway 
Stations on Dharmavaram - Pakala section ) in the district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh . 


Name of 


Area 


Name of the 


Name of the 


Sy.No. & 

Sub 
Division 


Nature of 


the 


Type of land 


Mandal 


village 


Land 


District 


Acres 


No 


3 


Chittoor 


Madanapalle 


982 


Rastha Poramboke 


Government 


0 .01 


Chinnathippa 
samudram 


983 


Patta Wet 


Private 


1 .32 


984 - 1 


Patta Wet 


Private 


0 . 48 


984 - 2 


Patta Wet 


Private 


0 .02 


985 - 1A 


Patta Wet 


Private 


0 . 10 


985 - 1B 


Patta Wet 


Private 


0 . 11 


985 - 2 


Oddu Poramboke 


Government 


0 .60 


986 - 1 


Un - Assessed Waste 


Government 


0 .01 


986 - 2 


Patta Dry 


Private 


0 .30 


987A 


Patta Dry 


Private 


0 . 13 


987B / 1 


Un - Assessed Waste 


Government 


0 .04 


987B /2 


Patta Dry 


Private 


0 . 16 


988 


Kunta Poramboke 


Government 


2 .00 


989/ 1 


Thope poramboke 


Government 


0 .02 


996 


Patta Dry 


Private 


0 . 56 


997A - 1 


Patta I.Dry 


Private 


0 .48 


997A - 2 


Un - Assessed Waste 


Government 


0 . 17 


997B 


Un- Assessed Waste 


Government 


0 . 15 


998 


Patta Dry 


Private 


0 . 15 


999 A - 1 


Dotted Dry 


Private 


0 .23 


1000A 


Patta Dry 


Private 


0 .09 


1001A 


Kunta Poramboke 


Government 


0 .03 


1015 


High Road Poramboke 


Government 


0.76 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


1018 - 1 


Patta Dry 


Private 


0 .21 


1019 


Patta Dry 


Private 


0 .45 


1021 


Patta Dry 


Private 


0 . 15 


1392 


Government 


0 . 11 


Railway - 
Poramboke 


1409 


Railway- Porambokel Government 10.27 


1436 


High Road poramboke 


Government 


1.42 


Kothavaripalli 


804 


Tank Poramboke 


Government 


3 .80 


Total 


14 . 33 


[F . No. 12014 /AP( 14 )/LA / 16 / S & R ( B ) Part- II ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2018 .05 . 30 
| 12:50 : 16 + 05 30 


